रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No. D.L. — 33002/99 


दिल्लीराजपत्र 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 131 ] 
No. 131 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 5 , 2011 / श्रावण 14, 1933 
DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2011/SRAVANA 14 , 1933 


[ रा. रा . रा. क्षे.दि . सं . 115 

IN. C. T. D . No. 115 


भाग - IV 

PART -IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


- सदस्य पदेन 


समाज कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 5 अगस्त , 2011 
सं. एफ . जेडी पी ) / एससीएससी / स. क. वि ./ 2005 - 06 / 
7162 - 78. - दिनांक 5 जनवरी, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना 
संख्या 3070/एमटीसी/डीडी( एसएस )/ स. क.वि ./2009 -10 /20379 -402 
में दिल्ली माता - पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण 
संशोधित अधिनियम , 2010 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य सरकार 
को सलाह देते हए और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अन्य कार्यों के 
प्रदर्शन के लिए सरकार को निर्देश देते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 
दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों 
के लिए राज्य परिषद् का गठन कर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं । 

राज्य परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी : 
(1) मंत्री समाज कल्याण 

– अध्यक्ष पदेन 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
(ii ) क. सचिव 

- सदस्य पदेन 
समाज कल्याण विभाग 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
ख. प्रधान सचिव 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 


ग. प्रधान सचिव 

– सदस्य पदेन 
गृह विभाग , 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
घ . प्रधान सचिव 
योजना विभाग 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
इ. सचिव 

- सदस्य पदेन 
सूचना विभाग 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
Gi ) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं : 
क . डा . आभा चौधरी 

- सदस्य 
बी -33 , आर्या नगर अपार्टमेंट्स 
91, आई, पी . एक्सटेंशन , पटपड़गंज , दिल्ली - 92 
ख. सुश्री अलकनन्दा बैनर्जी 

- सदस्य 
एम -5ए, आबजरवेटरी कम्पाउण्ड 
हेबीटेट सेंटर के सामने , लोधी रोड , 
नई दिल्ली -110003 


- सदस्य 


-- सदस्य पदेन 


( vi ) प्रख्यात वरिष्ठ नागरिक : 
क . श्रीमती संतोष सरीन 

अध्यक्ष , दिलशाद गार्डन 
सीनियर सिटीजन ग्रुप , 
सी - 63 / X-3, दिलशाद गार्डन , दिल्ली 


3006 DG/2011 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV . 


- सदस्य 


ख . श्री डी . एस. चौधरी 

चेयरमैन , कालकाजी भागीदारी 
को - आर्डिनेशन कमेटी , 
9/7 , नेहरू एन्कलेव , ईस्ट 
कालकाजी एक्सटेंशन , 

नई दिल्ली -19 
ग. श्री ओम शर्मा 

- सदस्य 
150 , अर्जुन नगर, नई दिल्ली - 29 
घ. श्री ए. पी . खुराना 

- सदस्य 
अध्यक्ष , रिक्रिएशन सेंटर , 
एल - 81ए, ग्राउण्ड फ्लोर , 

मालवीय नगर , नई दिल्ली 
ङ . श्री सत्य प्रकाश 

- सदस्य 
अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ नारायणा विहार , 

बी -162, नारायणाविहार , नई दिल्ली - 28 
( v) निदेशक , समाज कल्याण विभाग , सदस्य सचिव पदेन 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
2 राज्य परिषद् में छ : माह में कम से कम एक बैठक अवश्य 

होगी। 
3. राज्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल , पदेन सदस्यों के अलावा 

तीन वर्षों का होगा जो सह - टर्मिनस परिषद् के कार्यकाल के 

साथ - साथ किया जाएगा । 
4. यह अधिसूचना पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फा. जे. डी. ( पी. )/ 

एस. सी. एस. सी ./ डी . एस .डब्ल्य . /2005 - 06 / 979 -2022 . दिनांक 
28 - 4 - 2010 तथा अधिसूचना सं. जे. डी.( पी .)/ एस. सी. एस. सी ./ 
डी. एस. डब्ल्यू ./ 2005 - 06 /8521 - 40 , दिनांक 16 - 7 - 2010 के 
अधिक्रमण में है । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से और उनके नाम पर , 

संजीव कुमार, सचिव 
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 

NOTIFICATION 

Delhi, the 5th August, 2011 
No. F. JD ( P )/SCSC/ DSW/2005 - 06 /7162 - 78. - In 
exercise of the powers conferred by Rule 23 of the Delhi 
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens 
(Amendment) Rules, 2010 published vide Notification No. 
F. 30( 70)/ MTC/ DD( SSYDSW/ 2009- 10/ 20379 -402 dated 5th 
January , 2011, to advise the State Governmenton effective 
implementation of the Act and to perform such other 
functions in relation to Senior Citizens as the Government 
may specify, the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to constitute the State Council for Senior 
Citizens in the NCT ofDelhi. 

The State Council shall consist of the following 
members : 
© Minister for SocialWelfare, 

Chiannan 
GovernmentofNCT ofDelhi 

ex -Officio 
(ii ) ( a) Secretary 

- Member 
Department ofSocial Welfare, ex -Officio 
Goverment ofNCT of Delhi 


( b) Principal Secretary 

- Member 
Department of Health and ex -Officio 
Family Welfare Governmentof 

NCT ofDelhi 
( c ) Principal Secretary 

- Member 
Home Department, 

ex- Officio 
GovernmentofNCT ofDelhi 
(d ) Principal Secretary 

- Member 
Planning Department, 

ex -Officio 
Government of NCT of Delhi 
(e ) Secretary, Publicity Department -- Member 

Government of NCT of Delhi ex -Officio 
(i ) Specialists and Activists in the field of Welfare of 

Senior Citizens : 
(a ) Dr. Aabha Chaudhry 

- - Member 
B - 33 ,AryaNagar Apts. 

91, LP. Extr ., Patparganj, Delhi- 110092 
( b) MS. Alakananda Banerjee - Member 

M -5A , Observatory Compound , 
Opp. Habitat Centre, LodhiRoad , 

New Delhi-110003 
(iv ) Eminent Senior Citizens : 
(a ) Mr. Santosh Sareen 

- Member 
President, Dilshad Garden 
Senior Citizen Group , 

C -63/ X -3 , Dilshad Garden , Delhi 
( b ) Sh. D . S. Chaudhary 

- Member 
Chairman , Kalkaji Bhagidari 
Coordination Committee, 
9 /7 , Nehru Enclave, 

East Kalkaji Extn .,New Delhi- 19 
(c ) Sh. Om Sharma, 

- Member 
150, Arjun Nagar , 

New Delhi-29 
( d) Sh. A. P. Khurana 

- Member 
President Recreation Centre , 
L -81A , Ground Floor, 

Malviya Nagar , New Delhi 
( e) Sh. Satya Prakash, 

- Member 
President, Federation of 
Naraina Vihar, B - 162 , 

Naraina Vihar, New Delhi-28 
( v). Director, 

- Member 
Department of SocialWelfare, 

Secretary 
GovernmentofNCT ofDelhi 

ex -Officio 
2. The State Council shall meet at least once in six 

months . 
3. Tenure of the members of State Council, other than 

ex -Officio Members, shall be three yearswhich shall 

be co -terminuswith the term of the council . 
4. This supersedes the Notification No. F. JD (P ) SCSC / 

DSW/ 2005 - 06 / 979 - 2022, dated 28 - 4 - 10 and 
Notification No. F. JD (P ) SCSC/ DSW /2005-06/8521 
40 , dated 16 -7 - 10. 
By Order and in the Nameof the Lt. Governor 
of NationalCapital Territory of Delhi, 

SANJIV KUMAR , Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

- and Published by the Controller of Publications. Delhi - 110054 . 


